ATION 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


39 ज्येष्ठ , 193 8 ( श०) 


संख्या 557 राँची, मंगलवार, 


21 जून , 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 


अधिसूचना 

10 जून , 2016 
संख्या- 3/ पद - 01( ग) - 04/ 2015 का .- 4910 -- उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री प्रेमकान्त झा , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 465 / 03, गृह जिला. दरभंगा) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक उप निदेशक ( प्रशासन) ,रिम्स के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या . 3/ पद- 01 ( ग)- 04/ 2015 का .. 4911 --उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् , चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार 
राय , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 480 / 03 , गृह जिला. देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 3/ पद- 01 (ग)- 04 / 2015 का .. 4912 - संयुक्त सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड राँची के पद पर पदस्थापित श्री राज कुमार, 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 527/ 03 , गृह जिला. गोड्डा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार 21 जून , 2 0 16 
आदेश तक उप विकास आयुक्त सह. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् , 
साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या. 3/ पद - 01 ( ग)- 04/ 2015 का .. 4913 -- नगर आयुक्त , देवघर नगर निगम , 
देवघर के पद पर पदस्थापित श्री अवधेश कुमार पाण्डेय , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
528/03, गृह जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेन्स विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

संख्या- 3/ पद- 01( ग)- 04/ 2015 का .. 4914 - संयुक्त सचिव , योजना- सह- वित्त विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
541 / 03, गृह जिला- पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त , 
देवघर नगर निगम, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या. 3/ पद - 01 (ग)- 04/ 2015 का .. 4915 -- संयुक्त सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति , 
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, राँची के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्रमोहन प्रसाद कश्यप , 
झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक -576/ 03, गृह जिला- उत्तर प्रदेश) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह . मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् , 
पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या. 3/ पद- 01( ग) - 04/ 2015 का .. 4916-- सुश्री सरिता दास , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 693 / 03 , गृह जिला- भागलपुर) , निदेशक ( प्रशासन) , बिरसा कृषि विश्वविद्यालय , 
राँची को निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , लोहरदगा के पद पर पदस्थापन संबंधी 
निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या- 4530 दिनांक - 30 मई, 2016 को विलोपित किया 
जाता है । सुश्री दास , निदेशक ( प्रशासन) , बिरसा कृषि विश्वविद्यालय , राँची के पद पर 
यथावत् बनी रहेंगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 55 7 – 50 । 


